- 


712 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV . 2 , 1999 (KRTK 11 , 1921 SAKA ) 


[ PART ! 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 30 सितम्बर, 1999 
क्रमांक 1166-ज - 2-99/ 11626. - श्री गेला राम सैनी पुत्र छितरू राम निवासी गांव सरावां तहसील जगाधरीजिला 
यमुनानगर को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) (1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 4880 -ज - 2-94 / 20951, दिनांक 6 अक्तूबर 1994 द्वारा रवी 75 से 150 रुपये वार्षिक मौर इसके 
बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज- 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 2944-ज - 2-93/ 159 18, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर 
गई थी । 


की 


2 . अब श्री गेन्डा राम सनी को दिनांक 26 अप्रैल , 1999 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसनें आज तक संशोधन किया गया है ) जो 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री गेन्डा राम सैनी की पत्नी श्रीमति 
किशनी देवी के नाम रबी , 99 से 1000 रुपये वार्षिक की 

रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदोल 
करते हैं । 


क्रमांक 1108- ज - 2-99/ 1162 0. - श्री गुरिया राम पुत्र श्री बिल्लू राम, निवासी गांव जुदा शेखान , उप तहसील 
विलासपुर जिला यमुनानगर को पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 को धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तया 3 ( 1 ए) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 230 1 -ज - 1-76/ 1759 , दिनांक 19 जनवरी , 1977 द्वारा 150 रुपए वापिक और उसक 
वाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज - 2-79 / 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 रुपए और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 2944- ज -203/ 159 18, दिनांक 26 जून 1993 द्वारा 1000 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


- 


अब श्री गरिया राम की दिनांक 25 अप्रैल 1998 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है.) धारा 4 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री गुरिया राम की पत्नी श्रीमति माया देवी के नाम खरीफ 
1998 से 1000 रूपए वापिक की दर से सनद में दो गई शों के अन्तर्गत तबदील करते है 

दिनांक 30 सितम्बर / 7 अक्तूबर, 1999 
क्रमांक 1165- ज - 2-99/ 11623.- श्री रामकरण पुत्र श्री चेतराम निवासी गांव गोठडा , तहसील लोहारु , जिला भिवानी , 
को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 को धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
8 - ज ( 1) -- 77/3333, दिनांक 7 फरवरी, 1977 द्वारा 150 रुपए वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
1789 - ज -1-79/ 44 04 0, दिनांक 30 अक्तूवर, 

300 रुपये 

रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 
2044 -ज - 2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

अब श्री रामकरण की दिनांक 10 जनवरी, 1999 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रामकरण की पत्नी बदामा देवी के नाम खरीफ , 
1999 से 1000 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दो गई शों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


1979 


द्वारा 


( हस्ताक्षर ) 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


22885 CS ( H ) -Govt . Press , U.T., Chd . 


